रजिस्टी सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


. 


. . 


. 


- 


.. 


M 


. 


H 


4. 


..- 


से 



. 


. . 


. .111 


. 
. 


- 


: 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


ग 


सभामब- जग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 

भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 19 , 2013 / कार्तिक 28 , 1935 
NEW DELHI , TUESDAY, NOVEMBER 19, 2013/ KARTIKA 28 , 1935 


सं . 565 ] 
No. 565 ] 


संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( डाक विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली,18 नवम्बर , 2013 
सा . का .नि .738 ( अ). भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6 ) की धारा 74 के साथ पढ़ी जाने वाली 
धारा 21 और धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली , 1933 में 
आगे और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है : 
1. (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर ( तीसरा संशोधन ) नियमावली, 2013 कहा जाएगा । 

( 2 ) ये 2 दिसंबर , 2013 से लागू होंगे । 
2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 ( इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा जाएगा ) में नियम 33- क को 
निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
“ 33- क. महानिदेशक उन डाकघरों को समय - समय पर विनिर्दिष्ट करने के लिए डाक सर्किलों के प्रमुखों को प्राधिकृत 
करेंगे जहां से डाक वस्तुओं जिन्हें एक्सप्रेस पार्सल कहा जाता है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बुक किया जा 
सकता है : 
( क ) एक्सप्रेस पार्सल को बुक करने के लिए न्यूनतम प्रभार्य वजन 500 ग्राम होगा और बुक किए जाने 

वाले एक्सप्रेस पार्सल का अधिकतम वजन 20 किग्रा. होगा ; 
( ख ) एक्सप्रेस पार्सल की अधिकतम लंबाई आकार के किसी भी आयाम में 100 सेमी और लंबाई एवं घेरा 

मिलाकर 180 से. मी . से अधिक नहीं होनी चाहिए ; 
( ग ) शाखा डाकघर के माध्यम से वितरित किए जाने हेतु बुक किए गए एक्सप्रेस पार्सल का अधिकतम 

वजन 10 किग्रा. होगा ; 


4787 GI/ 2013 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


ी 


30 रु . 


( घ ) डाक विभाग के साथ समझौता हस्ताक्षरित करने वाले ग्राहक 35 किग्रा. वजन तक के एक्सप्रेस पार्सल 

की खेप बुक करने के पात्र होंगे । 
( ङ ) एक्सप्रेस पार्सल के लिए दर - सूची नीचे दर्शाई गई है: 
वजन स्लैब 

500 ग्राम तक 5 किग्रा. तक 5 किग्रा. से अधिक 

प्रत्येक अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त 500 

500 ग्राम के लिए ग्राम के लिए 
स्थानीय 

8 रु . 

10 रु . 
राज्य के अंदर 

50 रु . 14 रु . 

16 रु . 
पड़ोसी राज्य 

60 रु . 18 रु . 

20 रु . 
अन्य राज्य 

80 रु. 20 रु . 

22 रु . 
मेट्रो एवं राज्य की राजधानी के 70 रु . 

18 रु . 

20 रु . 
बीच * 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

40 रु . 10 रु . 

12 रु . 
दिल्ली / गाजियाबाद / नोएडा / ग्रेटर 
नोएडा / फरीदाबाद 
* बशर्ते कि यह राज्य अथवा पड़ोसी राज्य के अंदर कवर न हुआ हो । 
उपरोक्त प्रशुल्क कर रहित है और कर , यदि प्रभार्य है, तो केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर 

अधिसूचित किये गये अनुसार अतिरिक्त रूप में देय होगा । 
( च ) एक्सप्रेस पार्सल इस विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पारेषित और वितरित किए 

जाएंगे और एक्सप्रेस पार्सल या उसके अंदर की वस्तुओं के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में 
देय क्षतिपूर्ति की राशि 1000 / - रु. या खो गए पार्सल या उसके सामान के वास्तविक मूल्य जो भी कम 

हो, के समतुल्य होगी । 
( छ ) डाक विभाग के साथ समझौता हस्ताक्षरित करने वाले ग्राहक निम्न विशेषताओं वाली बिजनेस पार्सल 

सेवा का लाभ ले पाएंगे : 
( क ) बुक किए जाने वाले बिजनेस पार्सल का न्यूनतम वजन 2 किग्रा. और अधिकतम वजन 35 

किग्रा. होगा; 
( ख ) बिजनेस पार्सल के लिए दर सूची निम्नानुसार होगी: 
वजन स्लैब 

2 किग्रा. तक 5 किग्रा. तक 5 किग्रा. से अधिक 

प्रत्येक अतिरिक्त 1 प्रत्येक अतिरिक्त 1 

कि .ग्राम के लिए कि . ग्राम के लिए 
स्थानीय 

45 रु . 12 रु . 

14 रु . 
राज्य के अंदर 

80 रु . 20 रु . 

22 रु . 
पड़ोसी राज्य 

100 रु . 25 रु. 

28 रु . 
अन्य राज्य 

115 रु . 30 रु . 

32 रु . 
मेट्रो एवं राज्य की राजधानी के बीच 105 रु . 

25 रु . 

28 रु . 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 

70 रु. 15 रु . 

18 रु . 
दिल्ली / गाजियाबाद / नोएडा / ग्रेटर 
नोएडा / फरीदाबाद 
* बशर्ते कि यह राज्य अथवा पड़ोसी राज्य के अंदर कवर न हुआ हो । 

उपरोक्त प्रशुल्क कर रहित है और कर , यदि प्रभार्य है , तो केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर 
अधिसूचित किये गये अनुसार अतिरिक्त रूप में देय होगा । 


दूरी 


[ भाग || - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तक 


( ग ) बिजनेस पार्सल , महानिदेशक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप पारेषित एवं 

वितरित किया जाएगा और बिजनेस पार्सल या उसके सामान के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की 
स्थिति में देय क्षतिपूर्ति की राशि 500 / - रु. या खो गए पार्सल या उसके सामान के वास्तविक 
मूल्य , जो भी कम हो , के समतुल्य होगी ; 
एक्सप्रेस पार्सल और बिजनेस पार्सल के लिए देय डाक शुल्क महानिदेशक द्वारा इस संबंध में 

निर्दिष्ट किये गये अनुसार एकत्रित किया जाएगा ; 
( झ ) डाक विभाग के साथ समझौता हस्ताक्षरित करने वाले ग्राहक द्वारा बुक किए गए एक्सप्रेस पार्सल 

और बिजनेस पार्सल के आकार का कोई भी आयाम 1. 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा 
लंबाई तथा लंबाई के अतिरिक्त किसी भी अन्य ओर से मापे गए अधिकतम घेरे का कुल योग 3 

मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए ; 
( ञ ) महानिदेशक इस मामले में समय - समय पर विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक्सप्रेस 

पार्सल तथा बिजनेस पार्सल के लिये ग्राहकों को मूल्यवर्द्धन तथा छूट प्रदान करेंगे 
(ट ) एक्सप्रेस पार्सल या बिजनेस पार्सल के लिये कोई पंजीकरण नहीं किया जायेगा । " 
उक्त नियमावली में नियम 66 - ख के लिये निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात : 

" 66 - ख . महानिदेशक उन डाकघरों को समय- समय पर विनिर्दिष्ट करने के लिए डाक सर्किल के 
प्रमुखों को प्राधिकृत करेंगे जहां से अन्तर्देशीय डाक वस्तुओं जिन्हें स्पीड पोस्ट कहा जाता है, को 

निम्नलिखित शर्तों के अधीन बुक किया जा सकता है: 
( क ) अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट दर- सूची निम्नलिखित होगी : 
भार स्थानीय 200 कि . मी . 201 कि . मी . से | 1001 कि . मी . | 2000 कि . मी . 

1000 कि . मी . से 2000 से अधिक 

तक कि . मी . तक 
50 ग्राम तक 15 रु . 35 रु . 

35 रु . 35 रु . 

35 रु. 
51 ग्राम से 200 

25 रु . 35 रु . 40 रु . 60 रु . 

70 रु . 
ग्राम तक 
201 ग्राम से 500 

30 रु . 50 रु . 60 रु . 80 रु . 

90 रु . 
ग्राम तक 
अतिरिक्त 500 ग्राम 10 रु . 

15 रु . 30 रु . 40 रु . 

50 रु . 
या इसका एक भाग 

उपरोक्त प्रशुल्क में कर शामिल नहीं हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किये 
गये अनुसार करों का भुगतान अतिरिक्त रूप में करना होगा । 

स्पीड पोस्ट वस्तुओं के वितरण का प्रमाण स्पीड पोस्ट प्रभार के अतिरिक्त प्रति वस्तु 10 रु. की दर 
पर होगा । 
( ख ) सभी अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट वस्तुयें इस मामले में विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बुक की 

जायेंगी, उनका प्रेषण और वितरण किया जायेगा और अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट वस्तुओं के वितरण में 
उक्त मानकों के सापेक्ष विलम्ब होने की स्थिति में प्रदत्त स्पीड पोस्ट प्रभार के समतुल्य क्षतिपूर्ति 

प्रदान की जायेगी । 
( ग ) अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट वस्तु के गुम होने या इसकी सामग्री गुम होने या सामग्री को क्षति पहुँचने की 

स्थिति में क्षतिपूर्ति की राशि एक हजार रु. या प्रदत्त स्पीड पोस्ट प्रभार की राशि का दोगुना जो भी 

कम हो , होगी; 
( घ ) अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट वस्तु सेवा के लिये वस्तु का भार 35 कि . ग्रा . से अधिक नहीं होगा: 

बशर्ते कि महानिदेशक अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिये किसी वस्तु के इससे अधिक भार की 
अनुमति दे सकते हैं ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i)] 


( ङ ) अन्तर्देशीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिये डाक वस्तु के आकार का कोई भी आयाम 1.50 मी . से अधिक 

नहीं होना चाहिये अथवा लम्बाई को छोड़कर किसी अन्य दिशा से मापी गई सबसे बड़ी परिधि तथा 

लम्बाई का योग 3 मीटर से अधिक नहीं होगा ; 
( च ) स्पीड पोस्ट के लिये देय डाक शुल्क का एकत्रण इस मामले में महानिदेशक द्वारा निर्धारित किये गये 

तरीके से किया जायेगा । 
( छ ) महानिदेशक इस मामले में विभाग द्वारा समय- समय पर निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार स्पीड 

पोस्ट के लिये ग्राहकों को छूट तथा मूल्यवर्द्धन प्रदान करेंगे। " 
4 . उक्त नियमावली में , नियम 72, उपनियम (I) के अन्तर्गत पंजीकृत पत्र से आरम्भ होने वाले और बीमित 
वस्तुओं का वितरण करें शब्दों पर समाप्त होने वाले हिस्से के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, 
नामत : 

___ पंजीकृत पत्र, मूल्य देय पंजीकृत पत्र, पंजीकृत पार्सल , मूल्य देय पंजीकृत पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल, बिजनेस 
पार्सल तथा स्पीड पोस्ट वस्तुओं का बीमा ऐसे शाखा डाकघरों में 600 रु. तथा ऐसे अन्य डाकघरों या अन्य चिन्हित 
बुकिंग केन्द्रों या डाकघरों में 1 लाख रु. मूल्य तक किया जा सकता है, जिनको पोस्टमास्टर जनरल द्वारा बीमा के 
लिये वस्तुओं को स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है तथा ऐसे डाकघरों को बीमित वस्तुओं का वितरण 
करने के लिए पोस्टमास्टर जनरल द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है । " 
5. उक्त नियमावली में नियम 102 ज , के पश्चात निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, नामत : 

____ 102 - झ.- महानिदेशक उन डाकघरों को समय - समय पर विनिर्दिष्ट करने के लिये डाक सर्किल प्रमुख को 
प्राधिकृत करेंगे जहां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल तथा बिजनेस पार्सल की बुकिंग, 
पारेषण और वितरण ‘वितरण पर नगदी ( कैश आन डिलिवरी ) वस्तु के रूप में अन्तर्देशीय डाक के जरिये किया जा 
सकता है ; नामत : 
( क ) विभाग के साथ करार पर हस्ताक्षर करने वाले ग्राहक डाक के जरिये पारेषण हेतु कैश आन 

डिलिवरी वस्तुओं को भेज सकते हैं ; 
( ख ) ऐसी किसी डाक वस्तु के मामले में प्रेषिती से वसूली के लिये विनिर्दिष्ट राशि 50 हजार रु. से 

अधिक नहीं होगी तथा इसमें 1 रुपये का भिन्न (फ्रैक्शन ) शामिल नहीं होगा ; 
ऐसी वस्तुओं में कूपन , टिकट , प्रमाण - पत्र या इन्ट्रोडक्शन शामिल नहीं हैं जिनको " स्नोबाल सिस्टम " 
के नाम से जाना जाता है तथा जिनको सामानों की बिक्री के लिये डिजाइन किया गया है । 
सभी कैश आन डिलिवरी वस्तुओं की बुकिंग, पारेषण और वितरण इस मामले में महानिदेशक द्वारा 
विनिर्दिष्ट तरीके से किया जायेगा । 
जहां कहीं लागू हो , डाक शुल्क , बीमा शुल्क के अतिरिक्त , ‘ कैश आन डिलिवरी वस्तु के रूप में , डाक 
द्वारा भेजी जाने वाली डाक वस्तु के प्रेषक को ऐसी डाक वस्तुओं के वितरण पर निम्नलिखित 

अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा : 
प्रेषिती से वसूल की जाने वाली राशि 

| शुल्क की अनुसूची 
5 , 000 / - रु . तक 

वसूली गई राशि का 2 % अथवा 50 / - रु. जो भी अधिक 


( ग) 


( घ ) 


( ङ ) 


जहा कहा 


हो 


| 5,000 / - रु. से अधिक 

5000 / - रु. से अधिक राशि का 1 % + 100 / - रु . 
उपर्युक्त शुल्क में कर शामिल नही है तथा कर यदि देय है तो उसे समय- समय पर केन्द्र सरकार द्वारा 

अधिसूचित किये गये अनुसार अतिरिक्त रूप में चुकाना होगा । 
( च ) डाक द्वारा पारेषण हेतु प्रस्तुत ‘ कैश आन डिलिवरी वस्तु पर देय डाक शुल्क तथा कोई अन्य शुल्क 

इस संबंध में महानिदेशक द्वारा यथा निर्धारित तरीके से एकत्रित किए जाएंगे । 
( छ ) प्रेषिती से वसूली की राशि पर विचार किए बिना कैश आन डिलिवरी वस्तुओं का बीमा आवश्यक 

नहीं होगा; 


[ भाग || - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ज ) डाक द्वारा ऐसी वस्तु के वितरण पर प्रेषिती से वसूली गई राशि को इस संबंध में महानिदेशक द्वारा 

यथानिर्दिष्ट तरीके से प्रेषक को प्रेषित कर दिया जाएगा । 
( झ ) कैश आन डिलिवरी वस्तु के संबंध में प्रेषक को धन भेजने के लिए निर्दिष्ट राशि के संबंध में केन्द्र 

सरकार की तब तक कोई जवाबदेही नहीं होगी जब तक कि प्रेषिती से धनराशि प्राप्त नहीं हो जाती 
तथा वस्तुओं को भेजने की तारीख से छ : महीने के अन्दर उस राशि हेतु दावा प्रस्तुत नहीं कर दिया 
जाता । 

[ फा . सं. 10 -15 / 2013- बीडी एवं एमडी ] 

स्मिता कुमार, महाप्रबंधक 

व्यवसाय विकास एवं विपणन निदेशालय 
नोट : 1 जनवरी, 1975 तक यथा संशोधित मूल नियमों को डाक एवं तार मैन्यूअल वाल्यूम -| विधायी अधिनियमन 
भाग -I, पंचम संस्करण में प्रकाशित किया गया था तथा उत्तरवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम 
से किये गये थे 


| 1. सा . का. नि .2888 , दिनांक 19 दिसम्बर 1975 


25. सा . का . नि . 37 ( अ )दिनांक 17 जनवरी 1984 


2. सा . का . नि . 596 (ई ), दिनांक 30 दिसम्बर 1975 


26. सा . का . नि . 1652 ( अ )दिनांक 19 मई 1984 


3 . सा . का . नि .741( ई), दिनांक 31 दिसम्बर 1975 


27 . सा . का . नि .637 ( अ )दिनांक 16 अप्रैल 1986 


4 . सा . का. नि .472 दिनांक 24 जनवरी 1976 


28. सा . का . नि . 329 दिनांक 3 मई 1986 


5 . सा . का. नि . 93( अ)दिनांक 25 फरवरी 1976 


29 . सा . का . नि . 461 दिनांक 14 जून 1986 


6. सा . का . नि . 811( अ )दिनांक 31 मई 1976 


30. सा . का . नि . 2420 ( अ )दिनांक 28 जून 1986 


7 . सा . का . नि . 943 ( अ )दिनांक 21 जून 1976 


31. सा . का . नि . 436 ( अ)दिनांक 24 जुलाई 1986 


8. सा . का . नि .135 ( अ )दिनांक 7 जनवरी 1978 


32. सा. का. नि .2460 ( अ)दिनांक 24 जुलाई 1986 


9. सा . का . नि . 304( अ )दिनांक 29 मई 1978 


33. सा . का. नि .3677 ( अ)दिनांक 25 अक्तूबर 1986 


10. सा . का . नि . 316 ( अ)दिनांक 18 मई 1979 


34. सा . का . नि .1333 ( अ)दिनांक 29 दिसम्बर 1986 


11. सा. का. नि .4118( अ)दिनांक 29 दिसम्बर 1979 


11. 


सा 


बिर 1979 


35. सा . का . नि . 85 ( अ )दिनांक 6 फरवरी 1987 


12 . सा . का . नि .1256 ( अ)दिनांक 13 मई 1980 


36. सा . का. नि .548 ( अ)दिनांक 28 फरवरी 1987 


13. सा . का . नि . 490( अ)दिनांक 26 जून1980 


37. सा. का. नि .379( अ)दिनांक 10 अप्रैल 1987 


38. सा . का . नि . 265 ( अ )दिनांक 11 अप्रैल 1987 


14. सा . का .नि . 491( अ )दिनांक 26 जून 1980 
15 . सा . का. नि .380 ( अ) दिनांक 5 जून 1981 


39. सा . का . नि .480 ( अ )दिनांक 29 अप्रैल 1987 


16. सा . का . नि . 409 ( अ )दिनांक 26 सितम्बर 1981 


40. सा . का . नि . 531 ( अ)दिनांक 27 मई 1987 


17. सा . का .नि. 59 ( अ)दिनांक 11 फरवरी 1982 


41. सा . का . नि .438( अ )दिनांक 6 जून 1987 


18. सा . का . नि .411 ( अ )दिनांक 13 मई1982 


42 . सा . का . नि . 632 ( अ )दिनांक 27 अगस्त 1987 


19. सा . का . नि . 417 ( अ )दिनांक 22 मई 1982 


43. सा . का . नि . 688 दिनांक 30 अगस्त 1987 


20. सा . का .नि .520( अ)दिनांक 10 अगस्त 1982 


44. सा . का .नि . 807( अ)दिनांक 2 सितम्बर 1987 


21. सा . का . नि . 33 ( अ )दिनांक 20 जनवरी 1983 


45. सा . का. नि . 823 ( अ)दिनांक 15 सितम्बर 1987 


22. सा . का . नि .49( अ)दिनांक 2 फरवरी 1983 


46. सा . का .नि . 829 ( अ )दिनांक 15 सितम्बर 1987 


23. सा . का . नि . 92 ( अ )दिनांक 21 मार्च 1983 


47 . सा . का . नि. 976( अ )दिनांक 9 नवम्बर 1987 


24 . सा . का . नि . 444 ( अ )दिनांक 23 मार्च 1983 


48. सा . का . नि 1( अ )दिनांक 1 जनवरी 1988 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


49. सा . का . नि . 2 ( अ)दिनांक 1 जनवरी 1988 


83. सा . का . नि . 379( अ )दिनांक 11 मई 1990 


50 . सा . का. नि . 55 ( अ )दिनांक 15 जनवरी 1988 


84. सा. का . नि . 544( अ ) दिनांक 5 जून 1990 


51. सा . का . नि . 212 ( अ )दिनांक 26 फरवरी 1988 


85. सा . का . नि . 545 ( अ)दिनांक 5 जून 1990 


52 . सा . का . नि .344 ( अ)दिनांक 4 मार्च 1988 


86. सा . का . नि . 783 ( अ )दिनांक 13 जून 1990 


53 सा . का . नि . 388 ( अ )दिनांक 14 अप्रैल 1988 


87. सा. का. नि .68( अ)दिनांक 10 अगस्त 1990 


54. सा . का. नि . 462 ( अ)दिनांक 2 मई 1988 


88 . सा . का . नि . 628 ( अ)दिनांक 18 अगस्त 1990 


89. सा . का . नि . 671 ( अ )दिनांक 31 अगस्त 1990 


55 . सा . का. नि .639 ( अ )दिनांक 23 मई 1988 
56. सा . का. नि. 683 दिनांक 7 जून 1988 


56. 


984 


90. सा . का .नि . 694 ( अ)दिनांक 11 सितम्बर 1990 


बिर 1990 


57 . सा . का. नि .624( अ )दिनांक 29 जून 1988 


91. सा . का . नि . 783 ( अ)दिनांक 12 अक्तूबर1990 


92. सा . का . नि . 918 ( अ ) दिनांक 28 नवम्बर1990 


58 सा . का . नि . 633 ( अ)दिनांक 1 जुलाई 1988 
| 59 सा.का.नि . 684(अ)दिनांक 8 जुलाई 1988 


59 स 


88 


93. सा . का . नि . 622( अ ) दिनांक 20 सितम्बर 1991 


60 सा . का . नि .866 ( अ)दिनांक 26 सितम्बर 1988 


94. सा . का . नि . 178 ( अ )दिनांक 6 अप्रैल 1992 


61. सा . का . नि . 1022 ( अ )दिनांक 31 दिसम्बर 1988 


95 . सा . का . नि . 79 ( अ )दिनांक 4 जनवरी 1993 


62. सा . का . नि . 14 ( अ )दिनांक 4 जनवरी 1989 


96 . सा . का . नि . 259 ( अ )दिनांक 5 मार्च 1993 


63. सा . का. नि . 68 ( अ )दिनांक 10 जनवरी 1989 


97. सा . का . नि . 420 ( अ) दिनांक 17 मई 1993 


64. सा . का .नि . 180 ( अ )दिनांक 24 फरवरी 1989 


98. सा . का . नि .615 ( अ )दिनांक 20 सितम्बर 1993 


65. सा . का . नि . 223 ( अ)दिनांक 28 फरवरी 1989 


99 . सा . का . नि . 616 ( अ )दिनांक 16 सितम्बर 1993 


66 . सा . का . नि . 180 ( अ )दिनांक 1 मार्च 1989 


100. सा . का. नि . 778 ( अ)दिनांक 27 दिसम्बर 1993 


67. सा . का . नि . 314 ( अ )दिनांक 1 मई 1989 


102 . सा . का. नि . 193 ( अ )दिनांक 18 फरवरी 1994 


68 . सा . का . नि . 435 ( अ )दिनांक 9 जून 1989 


103. सा. का . नि .152 ( अ)दिनांक 26 मार्च 1994 


69. सा . का .नि. 478 (अ)दिनांक 24 जून 1989 


104. सा . का . नि . 484 ( अ )दिनांक 2 जून 1994 


70 . सा . का . नि . 639 ( अ )दिनांक 26 अगस्त 1989 


105 . सा. का. नि .502( अ)दिनांक 8 जून 1994 


71. सा . का . नि . 804 ( अ )दिनांक 12 अक्तूबर 1989 


106. सा . का . नि . 793 ( अ )दिनांक 7 नवम्बर 1994 


72. सा. का .नि. 821 (अ)दिनांक 16 अक्तूबर 1989 


107 . सा . का. नि . 836( अ)दिनांक 5 दिसम्बर 1994 


73. सा . का . नि . 898 दिनांक 2 दिसम्बर 1989 


108. सा . का .नि . 860 ( अ )दिनांक 21 दिसम्बर 1994 


74. सा . का . नि . 965 दिनांक 12 दिसम्बर 1989 


109. सा . का . नि . 873 ( अ )दिनांक 21 दिसम्बर 1994 


75. सा . का. नि . 1077 ( अ)दिनांक 29 दिसम्बर 1989 


110. सा . का . नि . 931 ( अ)दिनांक 26 दिसम्बर 1994 


76. सा . का . नि . 1078 ( अ )दिनांक 29 दिसम्बर 1989 


111. सा . का . नि . 121 ( अ )दिनांक 24 फरवरी 1995 


77 . सा . का . नि . 967 ( अ )दिनांक 30 दिसम्बर 1989 


112. सा . का . नि . 342 ( अ )दिनांक 18 अप्रैल 1995 


78 . सा . का . नि . 198 ( अ )दिनांक 5 फरवरी 1990 


113. सा . का . नि . 484 ( अ )दिनांक 14 जून 1995 


79. सा . का . नि . 100 ( अ)दिनांक 1 मार्च 1990 


114 . सा . का . नि . 736( अ )दिनांक 13 नवम्बर 1995 


80 . सा . का. नि . 197 ( अ )दिनांक 5 मार्च 1990 


115. सा . का . नि . 737 ( अ )दिनांक 13 नवम्बर 1995 


81. सा . का. नि . 312 ( अ )दिनांक 5 अप्रैल 1990 


116. सा . का . नि . 926 ( अ )दिनांक 20 नवम्बर 1995 


82 . सा . का. नि . 358 ( अ)दिनांक 30 अप्रैल 1990 


117 . सा . का . नि . 764 ( अ )दिनांक 29 नवम्बर 1995 


[ भाग || - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


118. सा . का . नि . 783 ( अ )दिनांक 7 दिसम्बर 1995 


152. सा . का. नि . 466 ( अ)दिनांक 8 अगस्त 2006 


119. सा . का . नि . 201 ( अ )दिनांक 7 मई 1996 


153 . सा . का . नि . 487 ( अ )दिनांक 18 अगस्त 2006 


120 . सा . का . नि . 372( अ)दिनांक 21 अगस्त 1996 


121. सा . का. नि . 27 ( अ )दिनांक 18 सितम्बर 1996 


154. सा . का. नि . 663 ( अ) दिनांक 25 अक्तूबर 2006 
155 . सा . का. नि . 210( अ)दिनांक 20 मार्च 2007 
156. सा . का . नि . 511( अ)दिनांक 27 जुलाई 2007 
157. सा . का. नि . 532 (अ)दिनांक 3 अगस्त 2007 


122. सा . का .नि . 517 ( अ)दिनांक 6 दिसम्बर 1996 


123 . सा . का . नि . 573 ( अ )दिनांक 18 दिसम्बर 1996 


157 . 


अगस्त 2007 


124. सा . का . नि . 267( अ )दिनांक 19 मई 1997 


158. सा . का . नि . 775 ( अ )दिनांक 18 दिसम्बर 2007 


125. सा . का. नि . 295 ( अ)दिनांक 30 मई 1997 


159. सा . का . नि . 22 ( अ )दिनांक 9 जनवरी 2008 


| 126. सा . का. नि . 318( अ) दिनांक 10 जून 1997 


126. 


997 


160. सा . का. नि . 59 ( अ )दिनांक 25 जनवरी 2008 


127 . सा . का. नि . 351 ( अ)दिनांक 26 जून 1997 


161. सा . का . नि . 238 ( अ )दिनांक 28 मार्च 2008 


128. सा . का . नि . 723 ( अ )दिनांक 26 दिसम्बर 1997 


162 . सा . का. नि . 400( अ )दिनांक 25 मई 2008 


163. सा . का . नि . 588 ( अ )दिनांक 11 अगस्त 2008 


129. सा . का. नि . 41 (अ )दिनांक 21 जनवरी 1998 
130 . सा . का. नि . 42( अ)दिनांक 21 जनवरी 1998 


164 . सा . का . नि . 864 ( अ)दिनांक 18 दिसम्बर 2008 


131. सा . का . नि . 406( अ) दिनांक 26 जुलाई 1998 


165 . सा . का . नि . 86 ( अ)दिनांक 9 फरवरी 2009 


132 . सा . का. नि . 503( अ )दिनांक 19 अगस्त 1998 


166. सा . का. नि . 282 ( अ) दिनांक 24 अप्रैल 2009 


133 . सा . का . नि . 40 ( अ )दिनांक 21 जनवरी 1999 


167 . सा . का . नि . 789 ( अ )दिनांक 28 अक्तूबर 2009 


134. सा . का . नि . 46 ( अ )दिनांक 22 जनवरी 1999 


168. सा . का . नि . 310 ( अ )दिनांक 12 अप्रैल 2010 


135 . सा . का . नि . 77( अ)दिनांक 9 फरवरी 1999 


169 . सा . का . नि . 379 ( अ )दिनांक 5 मई 2010 


136. सा . का. नि . 345 ( अ)दिनांक 13 मई 1999 


170. सा . का. नि . 408 ( अ )दिनांक 17 मई 2010 


137 . सा . का . नि . 357 ( अ )दिनांक 27 अप्रैल 2000 


171. सा . का . नि . 517 ( अ)दिनांक 16 जून 2010 


138. सा . का .नि . 672 ( अ)दिनांक 25 अगस्त 2000 


172. सा . का . 10 ( अ )दिनांक 4 जनवरी 2011 


139 . सा . का. नि . 71( अ)दिनांक 7 फरवरी 2001 


173. सा . का. नि . 37 ( अ)दिनांक 19 जनवरी 2011 


140. सा . का . नि . 387 ( अ )दिनांक 24 मई 2001 


174. सा . का . नि . 58 ( अ )दिनांक 31 जनवरी 2011 


141. सा . का . नि . 7 ( अ )दिनांक 3 जनवरी 2002 


175. सा . का . नि . 63( अ)दिनांक 3 फरवरी 2011 


142. सा. का. नि . 23 ( अ)दिनांक 11 जनवरी 2002 


142. सा 


117 


02 


176. सा . का. नि . 734 ( अ)दिनांक1 अक्तूबर 2012 


143. सा . का. नि . 366( अ)दिनांक 14 मई 2002 


177. सा . का . नि . 1211 ( अ )दिनांक 13 मई 2012 


144. सा . का . नि . 381 ( अ )दिनांक 24 मई 2002 


178. सा . का. नि . 648 ( अ )दिनांक 23 सितम्बर 2013 


145 . सा . का .नि . 612 ( अ)दिनांक 2 सितम्बर 2002 


146 . सा . का . नि . 637 ( अ )दिनांक 11 सितम्बर 2002 


147. सा . का . नि . 705 ( अ )दिनांक 4 सितम्बर 2003 


148. सा . का . नि . 514 ( अ)दिनांक 10 अगस्त 2004 


149. सा . का . नि . 670 ( अ)दिनांक 14 अक्तूबर 2004 


150 . सा . का . नि . 292 ( अ )दिनांक 13 मई 2005 


151. सा . का . नि . 30 ( अ )दिनांक 20 जनवरी 2006 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

( Department of Posts ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 18th November, 2013 
G .S.R .738 (E ).— In exercise of the powers conferred by section 21 and section 32 , read with section 74 of 
the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898 ), the Central Government hereby makes the following rules further to 
amend the Indian Post Office Rules, 1933 namely : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Indian Post Office (3rd Amendment) Rules, 2013 . 
( 2 ) They shall come into force with effect from 2nd December 2013 . 

2 . In the Indian Post Office Rules, 1933 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 33 – A , the 
following rule shall be substituted , namely : 
“ 33 - A . The Director General may authorise the Head of Postal Circle to specify , from time to time, the offices where 
the postal articles called as “ Express Parcel may be booked subject to following conditions, namely: 

(a ) the minimum chargeable weight for booking Express Parcel shall be 500 gm and the maximum weight for 
which Express Parcel may be booked , shall be 20 kg .; 

(b ) the maximum length of Express Parcel shall not exceed 100 centimeters in any one dimension and 180 
centimeters for length and girth together ; 

(c) the maximum weight for booking Express Parcel which shall be delivered through a Branch Post Office 
shall be 10 Kg ; 

(d) customers who sign agreement with Department of Posts shall be eligible to book Express Parcel 
consignment upto the weight of 35 kg ; 

(e) the tariff for Express Parcel shall be asmentioned below : 
Weight slab Distance 

Upto 500 grams Every additional 500 Every additional 

grams up to 5 500 grams above 5 
Kilograms 

Kilograms 


Local 


Rs. 30 


Rs. 8 


Rs. 10 


Within State 


Rs. 50 


Rs. 14 


Rs. 16 


Rs. 60 


Rs. 18 


Rs. 20 


Neighbouring State 
Other State 
Between Metro and State Capital* 


Rs. 80 


Rs. 20 


Rs. 22 


Rs. 70 


Rs. 18 


Rs. 20 


Rs. 40 


Rs. 10 


Rs. 12 


National Capital Region -Delhi/ 
Ghaziabad / Noida /Greater Noida/ 
Faridabad 


* Provided it is not covered under , within State or neighbouring State 


The above tariff shall be exclusive of taxes and the taxes, if leviable , have to be paid extra as notified by the Central 
Government from time to time. 

(f ) a Express Parcel shall be transmitted and delivered in accordance with the norms determined by the 
Department, in this behalf , and in case of the loss or damage of the Express Parcel or contents thereof, the 
compensation payable shall be restricted to one thousand rupees or the actual value of the parcel or the content lost, 
whichever is less ; 


( g ) customers who sign agreement with the Department of Posts shall be eligible to avail ‘ Business Parcel 
service with following features, namely : 

( a ) the minimum weight for booking Business Parcel shall be 2 Kg and the maximum weight for 
which Business Parcel may be booked , shall be 35 kg ; 

(b ) the tariff for Business Parcel shall be as mentioned below : 


[ HTTL II - QUE 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Weight slab 


Upto 2 Kilograms 


Distance 


Every additional 1 
Kilogram up to 5 
Kilograms 

Rs . 12 


Every additional 1 
Kilogram above 5 

Kilograms 


Local 


Rs. 45 


Rs. 14 


Rs. 80 


Rs. 20 


Rs. 22 


Within State 
Neighbouring State 
Other State 


Rs. 100 


Rs. 25 


Rs. 28 


Rs. 115 


Rs. 30 


Rs. 32 


Between Metro and State Capital* 


Rs. 105 


Rs. 25 


Rs. 28 


Rs. 70 


Rs. 15 


Rs. 18 


National CapitalRegion -Delhi/ 
Ghaziabad / Noida /Greater Noida/ 
Faridabad 


* Provided it is not covered under, within State or neighbouring State 
The above tariff shall be exclusive of taxes and the taxes, if leviable, have to be paid extra as notified by the Central 
Government from time to time. 

(c ) a Business Parcel shall be transmitted and delivered in accordance with the terms and conditions as may 
be specified by the Director General , in this behalf, and in case of the loss or damage of the Business Parcel or 
contents thereof, the compensation payable shall be restricted to five hundred rupees or the actual value of the parcel or 
the content lost, whichever is less . 

(h ) postage payable for Express Parcel and Business Parcel shall be collected in the manner as may be 
specified by the Director General , in this behalf; 

(i) Express Parcel and Business Parcel, booked by a customer who signs agreement with the Department, 
shall not exceed 1 .50 metres for any one dimension or 3 metres for the sum of the length and the greatest circumference 
measured in a direction other than that of the length ; 


(j) Director General may provide discount and value additions to the customers for Express Parcel and 
Business Parcel in accordance with the norms determined by the Department from time to time in this behalf ; 

(k ) there shall be no registration for Express Parcel or Business Parcel.” . 
3 . In the said rules , for rule 66 -B , the following rule shall be substituted , namely : 
“ 66 - B . The Director General may authorise the Head of Postal Circle to specify , from time to time, the offices where 
the inland postal article called Speed Post may be booked and delivered after obtaining receipt thereof subject to the 
following conditions, namely : 

(a ) inland Speed Post tariff shall be as under : 


Weight 


Local 


Upto 200 Kms. 


From 201 to 
1000 Kms 


From 1001 to 
2000 Kms 


Above 2000 
Kms 


Upto 50 grams 


Rs.15 


Rs. 35 


Rs. 35 


Rs. 35 


Rs. 35 


Rs. 35 


Rs.40 


Rs. 60 


Rs. 70 


Rs. 50 


Rs. 60 


Rs. 80 


Rs. 90 


From 51 grams Rs. 25 
to 200 grams 
From 201 grams | Rs. 30 
to 500 grams. 
Additional 500 Rs. 10 
grams or part 
thereof 


Rs. 15 


Rs. 30 


Rs. 40 


Rs . 50 


The above tariff will be exclusive of taxes and the taxes shall have to be paid extra as notified by the Central 
Government from time to time. 
Proof of delivery of Speed Post articles shall be at the rate of ten rupees per article in addition to Speed Post charges . 

(b ) all inland Speed Post articles shall be booked , transmitted and delivered in accordance with the norms 
determined by the Department, in this behalf and in case of delay in delivery of inland Speed Post articles beyond the 
said norms, the compensation to be provided shall be equal to the Speed Post charges paid ; 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1)] 


(c ) in the event of loss of inland Speed Post article or loss of its contents or damage to the contents , 
compensation shall be double the amount of Speed Post charges paid or one thousand rupees whichever is less ; 

(d ) the weight of an article for the inland Speed Post service shall not exceed 35 kilograms: 
Provided that the Director General may , permit a higher limit of weight of an article for inland Speed Post Service ; 

(e) the size of a postal article for inland Speed Post Service shall not exceed 1.50 meters for any one 
dimension or 3 meters for the sum of the length and the greatest circumference measured in a direction other than the 
length ; 

(f) postage payable for Speed Post shall be collected in the manner specified by the Director General , in this 
behalf ; 

(g ) Director General may provide discount and value additions to the customers for Speed Post in accordance 
with the norms determined by the Department from time to time in this behalf.” . 
4. In the said rules , in rule 72 , in sub -rule ( 1), for the portion beginning with the words “ Registered letters” and ending 
with the words “ deliver insured articles” the following shall be substituted , namely : 
“ Registered letters, value payable registered letters, registered parcels, value payable registered parcels, Express 
Parcel, Business Parcel and Speed Post articles may be insured up to the value of six hundred rupees at such branch 
post offices , and up to the value of one lakh rupees at such other post offices or other identified booking centres or 
offices, as may be authorised by the Postmaster General to accept articles for insurance and for such post offices as may 
be authorised by the Postmaster General to deliver insured articles.” 
5 . In the said rules, after rule 102 H , the following rule shall be inserted , namely : 

“ 102-1 .- The Director General may authorise the Head of Postal Circle to specify , from time to time, the 
offices where Speed Post, Express Parcel and Business Parcel may be booked , transmitted and delivered by 
inland post as Cash on Delivery articles, subject to the following conditions, namely : 

(a ) customers who signs agreement with the Department can send Cash on Delivery articles for transmission 
through post; 

(b ) amount specified for recovery from addressee in the case of any such postal article shall not exceed fifty 
thousand rupees and shall not include a fraction of rupee ; 


(c ) such articles do not contain coupons, tickets, certificates or introductions designed for the sale of goods on 
what is known as the “ Snowball System ” ; 

(d ) all Cash on Delivery articles shall be booked , transmitted and delivered in the manner as specified by 
Director General, in this behalf; 

( e ) in addition to postage , insurance fee wherever leviable, the sender of the postal article intended to be 
transmitted by post as Cash on Delivery article shall be required to pay the following additional fee on delivery of such 
postal article : 


Amount to be recovered from addressee 


Schedule of fee 


Upto Rs. 5 , 000 / 


2 % of the amount recovered or Rs. 50 /- whichever is 
more 


Above Rs. 5 ,000 / 


Rs. 100 /- + 1 % of amount exceeding Rs. 5 ,000 / 


The above fee shall be exclusive of taxes and the taxes , if leviable , have to be paid extra as notified by the Central 
Government from time to time. 

(f) postage and any other fee payable on Cash on Delivery article presented for transmission by post shall be 
collected in a manner as specified by Director General, in this behalf ; 

(g ) insurance of Cash on Delivery articles shall not be compulsory irrespective of amount of recovery from 
addressee ; 

(h ) Amount, recovered from addressee on delivery of such article by post, shall be remitted to the sender in 
manner as specified by the Director General, in this behalf; 

(i) the Central Government shall not incur any liability in respect of the sum specified for remittance to the 
sender in respect of a Cash on Delivery article unless and until that sum has been received from the addressee and 
unless a claim for that sum has been preferred within six months from the date of posting of the article .” . 

[ F . No. 10 - 15 / 2013 - BD & MD ] 

SMITA KUMAR , General Manager 
Business Development and Marketing Directorate 


[ 9T | - que 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The principal rules as amended up to the 1st January, 1975 were published in the Posts and Telegraphs Manual 
Volume - I, Legislative Enactments , Part I, Fifth Edition and subsequently amended vide notifications - 


1. G .S . R . 2888 , dated the 19th December, 1975 
2 . G . S.R . 596 ( E ), dated the 30th December , 1975 
3. G .S.R . 741 ( E ) , dated the 31st December, 1975 
4 . G . S .R . 472 , dated the 24th January , 1976 
5 . G . S. R . 93 ( E ), dated the 25th February , 1976 
6 . G .S.R . 811 ( E ), dated the 31st May, 1976 
7. G .S.R . 943 ( E ), dated the 21st June, 1976 
8 . G . S.R . 135 ( E ), dated the 7th January, 1978 
9 . G . S. R . 304 ( E ), dated the 29th May , 1978 
10 . G .S .R . 316 (E ), dated the 18th May , 1979 
11 . G .S . R . 4118 ( E ), dated the 29th December, 1979 
12 . G .S .R . 1256 (E ), dated the 13th May, 1980 
13 . G .S .R . 490 (E ), dated the 26th June, 1980 
14 . G .S .R . 491 (E ), dated the 26th June, 1980 
15 . G .S .R . 380 (E ), dated the 5th June, 1981 
16 . G .S .R . 409 (E ), dated the 26th September , 1981 
17. G .S .R . 59 (E ), dated the 11th February, 1982 
18 . G .S.R . 411 (E ), dated the 13th May, 1982 
19 . G .S .R . 417 ( E ), dated the 22nd May, 1982 
20 . G .S .R . 520 (E ), dated the 10th August, 1982 
21. G .S . R . 33( E ), dated the 20th January , 1983 
22 . G .S .R . 49( E ), dated the 2nd February, 1983 
23. G .S .R . 92( E ), dated the 21st March , 1983 
24 . G .S .R . 444 (E ), dated the 23rd March , 1983 
25 . G .S .R . 37 (E ), dated the 17th January , 1984 
26 . G .S.R . 1652( E ), dated the 19th May, 1984 
27 . G .S .R . 637 (E ), dated the 16th April, 1986 
28 . G .S .R . 329, dated the 3rd May , 1986 
29 . G .S . R . 461, dated the 14th June , 1986 
30 . G .S .R . 2420 , dated the 28th June, 1986 
31. G .S .R . 436 (E ), dated the 24th July, 1986 
32 . G .S .R . 2460 (E ), dated the 24th July , 1986 
33. G .S .R , 3677 ( E ), dated the 25th October, 1986 
34 . G .S.R . 1333( E ), dated the 29th December, 1986 
35. G .S.R . 85 (E ), dated the 6th February , 1987 
36 . G . S. R . 548 (E ), dated the 28th February, 1987 
37. G .S.R . 379(E ), dated the 10th April , 1987 
38. G .S.R . 265 (E ), dated the 11th April , 1987 
39. G .S . R . 480 (E ), dated the 29th April , 1987 
40 . G .S . R . 531 (E ), dated the 27th May , 1987 
41. G . S. R . 438 (E ), dated the 6th June, 1987 
42 . G .S. R . 632( E ), dated the 27th August , 1987 
43. G .S.R . 688 , dated the 30th August, 1987 
44. G .S.R . 807 (E ), dated the 2nd September, 1987 
45 . G .S . R . 823 ( E ), dated the 15th September, 1987 


46 . G .S .R .829 (E ), dated the 15th September, 1987 
47 . G . S . R .976 ( E ), dated the 9th November, 1987 
48. G .S.R . 1 ( E ), dated the 1st January, 1988 
49. G .S.R . 2 (E ), dated the 1st January, 1988 
50 . G .S .R . 55 (E ), dated 15th January , 1988 
51. G . S.R . 212 (E ), dated the 26th February, 1988 
52 . G .S .R . 344 (E ), dated the 4th March , 1988 
53 . G . S.R . 388 ( E ), dated the 14th April, 1988 
54 . G .S .R . 462 (E ), dated the 2nd May, 1988 
55 .G .S .R .639 (E ),dated the 23rd May , 1988 
56 . G . S.R . 683 , dated the 7th June , 1988 
57.G . S. R .624 (E ), dated the 29th June, 1988 
58 .G .S .R .633 ( E ), dated the 1st July , 1988 
59 . G .S. R . 684 (E ), dated the 8th July , 1988 
60.G .S . R . 866 (E ), dated the 26th September, 1988 
61. G .S.R . 1022 (E ), dated the 31st December , 1988 
62 . G . S.R . 14 (E ), dated the 4th January , 1989 
63. G .S.R . 68 (E ), dated the 10th January, 1989 
64 . G .S.R . 180 (E ), dated the 24th February , 1989 
65 . G . S .R ., 223 (E ), dated the 28th February , 1989 
66 . G . S. R . 180 ( E ), dated the 1st March , 1989 
67.G . S .R . 314 ( E ), dated the 1stMay , 1989 
68 . G .S .R . 435 ( E ), dated the 9th June , 1989 
69. G . S .R . 478 ( E ), dated the 24th June , 1989 
70 . G .S .R .639 (E ), dated the 26th August, 1989 
71. G . S. R . 804 ( E ) dated the 12th October, 1989 
72. G .S.R . 821(E ), dated the 16th October, 1989 
73.G .S.R . 898 , dated the 2nd December, 1989 
74 . G .S . R . 965, dated the 12th December, 1989 
75 .G .S. R . 1077 (E ), dated the 29th December, 1989 
76 .G . S .R . 1078 (E ), dated the 29th December, 1989 
77 .G . S .R . 967 ( E ), dated the 30th December, 1989 
78 .G . S.R . 198 (E ), dated the 5th February, 1990 
79 . G .S .R . 100 (E ), dated the 1st March , 1990 
80 . G .S.R . 197 (E ), dated the 5th March , 1990 
81. G . S. R . 312 ( E ), dated the 5th April , 1990 
82. G .S.R . 358 (E ), dated the 30th April, 1990 
83. G .S.R . 379(E ), dated the 11th May, 1990 
84 . G .S . R . 544( E ), dated the 5th June , 1990 
85 . G . S. R . 545 ( E ), dated the 5th June, 1990 
86 . G . S . R . 783 ( E ), dated the 13th June , 1990 
87. G . S .R . 68 (E ), dated the 10th August, 1990 
88 . G .S .R . 628 (E ), dated the 18th August, 1990 
89 . G .S .R .671 (E ), dated the 31st August, 1990 
90 . G . S .R . 694 ( E ), dated the 11th September 1990 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


91. G . S .R .783 (E ), dated the 12th October, 1990 
92 . G .S . R . 918 ( E ), dated the 28th November , 1990 
93 . G .S . R . 622( E ), dated the 20th September, 1991 
94 . G . S . R . 178 ( E ), dated the 6th April , 1992 
95 . G . S . R . 79 ( E ), dated the4th January , 1993 
96 . G . S . R . 259 ( E ), dated the 5th March 1993 
97 . G . S . R . 420 ( E ), dated the 17th May, 1993 
98 . G . S . R . 615 ( E ), dated the 20th September, 1993 
99 . G .S . R . 616 ( E ), dated the 16th September, 1993 
100 . G . S . R . 778 ( E ), dated the 27th December , 1993 
101. G . S .R . 43 ( E ), dated the 21st January , 1994 
102. G .S . R . 193 ( E ), dated the 18th February , 1994 
103. G .S . R . 152 (E ), dated the 26th March , 1994 
104. G .S . R . 484 ( E ), dated the 2nd June, 1994 
105. G .S . R . 502 (E ), dated the 8th June , 1994 
106 . G . S . R . 793( E ), dated the 7th November , 1994 
107. G .S . R . 836 ( E ), dated the 5th December, 1994 
108 G . S .R . 860 (E ), dated the 21st December, 1994 
109 G . S . R . 873( E ), Dated the 21st December, 1994 
110 . G . S .R . 931( E ), dated the 26th December, 1994 
111. G . S .R . 121 (E ), dated the 24th February , 1995 
112 . G . S .R . 342 ( E ), dated the 18th April, 1995 
113 . G . S . R . 484 ( E ), dated the 14th June, 1995 
114 . G . S . R . 736 ( E ), dated the 13th November , 1995 
115 . G . S . R . 737 ( E ), dated the 13th November , 1995 
116 . G . S . R . 926 ( E ), dated the 20th November, 1995 
117 . G . S . R . 764 ( E ), dated the 29th November , 1995 
118 . G . S . R . 783 ( E ), dated the 7th December, 1995 
119 . G .S . R . 201 (E ), dated the 7th May , 1996 
120 . G . S .R . 372 ( E ), dated the 21st August, 1996 
121. G . S .R . 27 ( E ), dated the 18th September, 1996 
122 . G . S . R . 517 ( E ), dated the 6th December, 1996 
123 . G . S . R . 573 ( E ), dated the 18th December, 1996 
124 . G . S . R . 267 ( E ), dated the 19th May , 1997 
125 . G . S .R . 295 ( E ), dated the 30th May, 1997 
126 . G . S .R . 318 ( E ), dated the 10th June, 1997 
127 . G . S . R . 351( E ), dated the 26th June, 1997 
128. G .S . R . 723 ( E ), dated the 26th December, 1997 
129. G .S . R . 41(E ), dated the 21st January , 1998 
130 . G . S . R . 42 ( E ), dated the 21st January , 1998 
131. G .S . R . 406 ( E ), dated the 26th July, 1998 
132. G .S . R . 503( E ), dated the 19th August, 1998 
133. G .S . R . 40 ( E ), dated the 21st January , 1999 
134 . G . S . R . 46 ( E ), dated the 22nd January , 1999 
135 . G .S . R . 77 (E ), dated the 9th February , 1999 


136 . G .S .R . 345 ( E ), dated the 13th May , 1999 
137 . G . S . R . 357 ( E ), dated the 27th April, 2000 
138. G . S . R . 672 ( E ), dated the 25th August, 2000 
139 . G .S .R . 71( E ), dated the 7th February , 2001 
140 . G .S . R . 387 ( E ), dated the 24th May , 2001 
141. G .S . R . 7 ( E ), dated the 3rd January , 2002 
142 . G .S . R . 23 ( E ), dated the 11th January , 2002 
143. G . S . R . 366 ( E ), dated the 14th May , 2002 
144 . G . S . R . 381( E ), dated the 24th May , 2002 
145 . G . S . R . 612 ( E ), dated the 2nd September, 2002 
146 . G . S .R . 637 ( E ), dated the 11th September, 2002 
147 . G . S . R . 705 ( E ), dated the 4th September, 2003 
148 . G . S .R . 514 ( E ), dated the 10th August, 2004 
149. G . S . R . 670 ( E ), dated the 14th October, 2004 
150 . G . S . R . 292 ( E ), dated the 13th May, 2005 
151. G . S . R . 30 ( E ), dated the 20th January , 2006 
152 . G . S .R . 466 ( E ), dated the 8th August , 2006 
153. G . S . R . 487 ( E ), dated the 18th August , 2006 
154 . G . S . R . 663( E ), dated the 25th October, 2006 
155 . G . S . R . 210 ( E ), dated the 20th March , 2007 
156 . G . S . R . 511 ( E ), dated the 27th July , 2007 
157 . G . S . R . 532( E ), dated the 3rd August, 2007 
158. G . S .R . 775 ( E ), dated the 18th December, 2007 
159 . G .S .R . 22 ( E ), dated the 9th January , 2008 
160. G .S .R . 59 ( E ), dated the 25th January , 2008 
161. G . S . R . 238 ( E ), dated the 28th March , 2008 
162. G .S .R . 400 (E ), dated the 25th May , 2008 
163. G .S .R . 588 (E ), dated the 11th August , 2008 
164. G . S .R . 864 ( E ), dated the 18th December, 2008 
165. G .S .R . 86 ( E ), dated the 9th February , 2009 
166 . G .S .R . 282 (E ), dated the 24th April , 2009 
167. G .S .R . 789 ( E ), dated 28th October, 2009 
168. G .S .R . 310 ( E ), dated 12th April , 2010 
169. G . S . R . 379 ( E ) dated 5th May 2010 . 
170 . G . S . R . 408 ( E ), dated 17th May, 2010 . 
171.G . S .R . 517 ( E ) dated 16th June ,2010 
172. S . O . 10 ( E ) dated 4th January , 2011 
173. G . S . R . 37 (E ) dated 19th January , 2011 
174 . G . S . R . 58 ( E ) dated 31st January , 2011 
175 . G . S . R . 63 ( E ) dated 3rd February , 2011 
176 . G .S . R . 734 ( E ) dated 1st October, 2012 
177. G . S . R . 1211 (E ) dated 13th May , 2012 
178 . G .S . R . 648 ( E ) dated 23rd September, 2013 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


